निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1049) पटना, मंगलवार , 15 सितम्बर 2015 


सं0 03/ NGRBA- 02 / 2012 - 3997 / न0वि0एवंआ०वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

10 सितम्बर 2015 
विषयः - राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के 

अंतर्गत "बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी " ( BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 
32 पदों का सृजन एवं उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 2,56, 80 ,000.00 ( दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी 
हजार रू0 ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति । 

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के 
अंतर्गत "बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसोईटी " ( BGCMS ) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पदों का 
सृजन किया जाना प्रस्तावित है । इन पदों पर होने वाले वेतनादि रू0 2,56, 80,000. 00 ( दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी 
हजार रू0 ) मात्र NMCG भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा (70: 30 ) के अनुपात में व्यय भार वहन किया जायेगा । 

2. योजना का उद्देश्य : - गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त कर इसकी गुणवत्ता बनाये रखने हेतु भारत सरकार के 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का0आ0 521( आo) दिनांक 20.02. 2009 द्वारा माननीय प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को 
प्रदूषणमुक्त करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति में विश्व बैंक द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है । योजना का नियंत्री विभाग 
नगर विकास एवं आवास विभाग है । 

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक 
प्राधिकरण का गठन किया जाय । इसके आलोक में बिहार राज्य में बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन माननीय 
मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में किया गया है । पुनः राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत निर्देश है कि 
विश्व बैंक संपोषित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए एक स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप (SPMG) का गठन 
प्रत्येक राज्य में किया जाय । इसक आधार पर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत बिहार राज्य गंगा 
नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंध सोसाईटी ( BGCMS ) के गठन के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 
( BGCMS ) सोसाईटी का निबंधन Societies Registration Act 1860 के अंतर्गत कराया गया है । सोसाईटी का 
निबंधन सं0 - 3640 / 2011 - 12 दिनांक 30 .03.2012 है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2015 
सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था की Memorandum of Association ( MoA) एवं इसके Rule के 
कंडिका - 22 में Human Resources Management का प्रावधान किया गया है । कंडिका - 29 में उल्लेखित 
BGCMS के गठन का प्रारूप NGRBA एवं World Bank के दिशानिर्देश के आलोक में स्वीकृत है । BGCMS 
के संरचना के अनुसार इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का 
प्रावधन है । 

____ NGRBA योजना के अधीन राज्य में चालू एवं स्वीकृत विश्व बैंक सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 
BGCMS कार्यालय में विषय विशेषज्ञ / प्रोफेसनल्स एवं कर्मियों की संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना 
आवश्यक है । इस हेतु NGRBA एवं World Bank के निर्देश के आलोक में प्रथम चरण में कुल 32 – पदों की सृजन 
किया जाना प्रस्तावित है । इसमें से क्रम सं0 - 2, 9 एवं 24 पर अंकित पदों पर कुल तीन कर्मियों की नियुक्ति संविदा के 
आधार पर किया जा चुका है । नियोजन तीन वर्षों के लिए किया जायेगा, आवश्यकतानुसार उसे अगले दो वर्षों तक 
विस्तारित किया जा सकेगा । यह योजना विश्व बैंक सम्पोषित है तथा इसमें NMCG, भारत सरकार एवं राज्य सरकार 
के द्वारा 70: 30 के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाएगा । 

योजना के कार्यान्वयन हेतु NGRBA/ NMCG/ World Bank के दिशानिर्देश के आलोक में राज्य में 
BGCMS का गठन किया गया है । यह सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधित संस्था है । 

3. प्रस्तावित पदों के सृजन हेतु संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है : 


| क्र0सं0 | 


पद नाम 


शैक्षणिक योग्यता 


अनुमानित व्यय | प्रति माह कुल 
प्रति माह रू० व्यय 


नवसृजित पदों 
की संख्या एवं 

प्रकृति 
Contract - I 


कुल वार्षिक 
संभावित व्यय 


| 01 


Sr. 


Environmental 
Planner/water 
Resources 
Management 
Specialist 
(Unit Head) 


| 02 


Environmental | Contract - I 
Specialist 
(Ganga ) 


03 


DSS/ Modeling | Contract -I 
Specialist 


Graduate or Post 80, 000. 00 80, 000. 00 9, 60, 000. 00 
Graduation in 
Environmental 
Planning/ Environmen 
tal Earth 
Science /water 
Resource 
Management with 10 
yrs . Experience . 
Graduate or Post 70,000 . 00 70, 000. 00 8 , 40 ,000. 00 
Graduation in 
Environmental 
Planning 
Environmental Earth 
Science /water 
Resource 
Management with 08 
yrs . Experience . 
Graduate or Post 70 , 000 . 00 70 ,000 . 008 , 40 ,000 .00 
Graduation in 
Environmental 
Planning/ 
Environmental Earth 
Science /water 
Resource 
Management with 08 
yrs . Experience . 
Graduate in 

40 , 000. 00 40 , 000. 00 4, 80 , 000. 00 
Engineering 
( Civil/IT / Computer), 
with specialized 
course in GIS /Geo 
Informatic ) with 6 
years of Experience 
Graduate or Post | 1, 00, 000. 00 | 1, 00, 000. 00 12, 00, 000. 00 
Graduation in degree 
in commerce /Finance 
or an MBA in finance 


Assistant GIS | Contract-I 
Specialist 


Contract- I 


Finance 
Director 
(Unit Head ) 


Par JGIC ( 3THERUT), 15 Hata 2015 


3 


FOTO 


पद नाम 


शैक्षणिक योग्यता 


नवसृजित पदों 
की संख्या एवं 

प्रकृति 


अनुमानित व्यय | प्रति माह कुल 
प्रति माह रू0 व्यय 


कुल वार्षिक 
संभावित व्यय 


Contract - I 


80 ,000 .00 


9 ,60 ,000 .00 


( Sr. Financial 
Management 
Specialist/ 
Accountant 


Contract - I 


80 ,000 .00 


9 ,60 ,000 .00 


Sr. 
Procurement 
Specialist 


18 


Contract- I 


| 70 ,000 .00 


8,40 ,000 .00 


Procurement 
Specialist 


| 09 


70 , 000 .00 


8 , 40 ,000 . 00 


| Monitoring/ Ev | Contract- I 
aluation 
( M / E ) officer 


Contract - I 


70 , 000 . 00 


8 , 40 ,000 .00 


Enforcement 
Coordinator 


with 15 yrs . Relevant 
Experience . 
Finance /MBA in 80 , 000 .00 
finance or Equivalent 
degree with 10 years 
relevant experience 
financial 
management. 
Graduate degree in | 80 ,000 .00 
civil Engineering or 
an MBA (finance ) 
with 10 years 
experience. 
Graduate degree in 70,000 .00 
civil Engineering or 
an MBA ( finance) 
with 10 years 
experience 
Graduate in 

70 ,000 . 00 
commerce or Science 
or Arts with 8 years 
relevant experience 
Relevant degree 70 ,000 .00 
(Graduate in 
Environmental 
science or commerce 
or science or Arts ) 
with 8 years . 
Graduate in 

40 ,000 . 00 
commerce or Science 
or Arts with 10 years 
relevant experience 
BE /Btech in CS, IT 70 ,000.00 
with 8 years relevant 
experience 
MBA (HR ) with 8 70 ,000.00 
years experience 
BE /Btech in CS , IT | 40 ,000 . 00 
with 6 years relevant 
experience 
MBA or post 

1 ,00 ,000 .00 
Graduation in Mass 
Communication with 
15 years relevant 
experience . 
Graduate or post 80 , 000 .00 
graduate in Social 
work with 10 years 
relevant experience 
Graduate in 

70 ,000. 00 
commerce or Science 
or Arts with 10 years 
relevant experience 
Graduate in 

70 , 000 .00 
commerce or Science 
or Arts with 8 years 


Contract- I 


40 ,000 . 00 


4 ,80 ,000 .00 


Assistant 
Coordinator 
Facilities 


IT Officer 


Contract- I 


| 70,000 .00 


8 ,40 ,000.00 


13 


| HR Officer 


Contract-I 


| 70,000 .00 


8,40 ,000.00 


Contract- I 


40 ,000 .00 


4 , 80 ,000 .00 


Assistant 
System 
Analyst 
Communicatio 
ns Manager 
(Unit Head ) 


Contract- I 


1, 00 ,000 . 00 


12 ,00 , 000 .00 


16 


| 80 ,000 .00 


9 ,60,000.00 


Communicatio | Contract-I 
n participation/ 
outreach 
coordinator 
RTI Officer Contract- I 


| 70 ,000 .00 


8 ,40 ,000 . 00 


Contract - I 


70 , 000 .00 


8 ,40 ,000 .00 


Grievance 
Redressal 
Officer 


क्र०सं० 


पद नाम 


कुल वार्षिक 
संभावित व्यय 


व्यय 


12 ,00, 000 .00 


Technical 
Manager 
(Unit Head 


9 ,60 ,000 .00 


Sr. 
Environmental 
Engineer 
(waste water 
segment) 


| 21 


8 ,40,000.00 


Sewerage 
Specialist 


fagre TOTE ( 37TATETPU ) , 15 Patok 2015 
नवसृजित पदों शैक्षणिक योग्यता अनुमानित व्यय | प्रति माह कुल 
की संख्या एवं 

प्रति माह रू० 
प्रकृति 

relevant experience 
Contract-I Graduate or post 1,00 ,000 .00 1,00 ,000 .00 

graduation in civil 
Engineering 
Infrastructure 
planning /Environmen 
tal planning with 15 

yrs. Experience . 
Contract - I Graduate or Post 80 , 000 . 00 80 ,000 .00 

Graduation in 
Environmental 
Planning/ Environmen 
tal Earth 
Science /water 
Resource 
Management with 10 

yrs. Experience . 
Contract - I Graduate or Post 70 ,000 . 00 70 ,000 .00 

Graduation in 
Environmental 
Planning/Environmen 
tal Earth 
Science /water 
Resource 
Management with 8 

yrs . Experience . 
Contract- I Graduate or post 70 ,000.00 | 70 ,000.00 

graduation in civil 
Engineering /Environ 
mental planning with 

8 yrs . Experience. 
Contract - I Graduate or post 70 , 000 .00 70 ,000 .00 

graduation in civil 
Engineering/Urban 
Planning/ Infrastructu 
re 
planning/Environmen 
tal planning with 10 

yrs . Experience . 
Contract - I Graduate degree in 80 , 000 . 00 80 ,000 . 00 

Civil Engineering 
with 10 yrs . 

experience 
Contract- I Graduate or post 70 ,000 .00 70 ,000 .00 

graduate in 
Economics or 
Finance or MBA with 

8 yrs . Experience 
Contract- I Graduate degree in 70 ,000 .00 | 70 ,000 .00 

civil Engineering or 
MBA (Finance ) with 

8 years experience 
Contract- I Graduate or post 70 ,000 .00 70 ,000 .00 

graduate degree in 
Social work with 8 
yrs . Experience 


8 ,40 ,000 . 00 


Solid waste 
Management 
Specialist 


8 , 40 ,000 .00 


River Front 
Management 
Specialist 


1 800 


9 ,60 ,000 .00 


Sr. Civil 
Engineer 


8 ,40,000.00 


Economic / 
Financial 
Analysis 
(Specialist ) 


26 


PPP Specialist 


8 ,40 ,000 .00 


8 ,40 ,000 . 00 


Social 
Development 
Specialist 
(ESMF) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 सितम्बर 2015 


क्र०स० 


शैक्षणिक योग्यता 


अनुमानित व्यय । प्रति माह कुल 
प्रति माह रू0 व्यय 


कुल वार्षिक 
संभावित व्यय 


28 


पद नाम 

नवसृजित पदों 
की संख्या एवं 

प्रकृति 
Environmental | Contract -I 
Specialist 
( E & MF) 


Contract -IV 


Team 
Assistant 


Graduate or post 70 , 000 . 00 70 ,000 . 00 8, 40, 000 .00 
graduation in 
Environmental 
planning/ 
Environmental Earth 
Sciences with 8 yrs . 
Experience . 
Graduate with 04 | 1 ,20, 000.00 | 1, 20, 000. 00 14,40, 000. 00 
years relevant ( 4x30, 000 ) 
experience , including 
as program Assistant, 
Good computer skills 
(esp . with common 
office programs for 
word processing , 
spread sheets , 
presentation , internet 
searches), Good 
Typing in Hindi & 
English and 
Communications 
skills. 

2,56, 80 , 000. 00 


Total 


32 


( दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू वार्षिक मात्र ) 


4. BGCMS के सफल संचालन हेतु मुख्य सचिव , बिहार की अध्यक्षता में Governing Council एवं 
विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में Management Committee ( MC ) गठित है । 

5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.09.15 के मद सं0 - 32 के रूप में प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति 
प्राप्त है । 

6 . अतः राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण ( NGRBA) के आलोक में गठित बिहार राज्य गंगा नदी प्राधिकरण के 
अंतर्गत "बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी ( BGCMS) में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु32 पदों का 
सृजन एवं उस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 2,56, 80, 000.00 ( दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार रू0 ) की 
प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है । 
आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1049-571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


